निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 439 ) 


13 ज्येष्ठ 1935 ( श0 ) 
पटना, सोमवार , 3 जून 2013 


सं० को०प्र० / कम्प्यूटर - 08 / 2010 - 5616 - वि० 


वित्त विभाग 


- - - - - 


संकल्प 


3 जून 2013 
विषयः - राज्य के कोषागारों में Treasury- Bank Interface Module संस्थापित करने के संबंध में । 

वर्तमान में राज्य के कोषागारों द्वारा पारित विपत्र कोषागार से संबद्ध बैंक को प्रेषित किया जाता हैं । 
बैंक के द्वारा भुगतान करने के बाद भाउचर्स तथा भुगतान की सूची कोषागार में भेजी जाती है जिसके 
आधार पर कोषागार का मासिक लेखा तैयार किया जाता है । 

भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं त्वरित बनाने हेतु टी0सी0एस0 के सहयोग से Treasury 
Bank Interface Module विकसित किया गया है एवं इसे CTMIS में संस्थापित किया गया है । इस 
मोड्यूल के तहत कोषागार द्वारा पारित विपत्र एवं एडवाईस भुगतान हेतु बैंक में नहीं भेजा जाना है । 
कोषागार पदाधिकारी पारित विपत्रों के एडवाईस को भारतीय स्टेट बैंक के Corporate Internet 
Banking ( CINB) पर लॉगइन कर अपलोड करेंगे एवं एडवाईस में दर्ज राज्यकर्मियों का भुगतान उनके 
बैंक खाता में स्वतः अंतरित हो जायेगा । भुगतान के बाद CINB से List of Payment ऑनलाइन 
कोषागार को प्राप्त हो जायेगा । इससे कोषागार का मासिक लेखा तैयार करने में समय नहीं लगेगा । 

इस मोड्यूल के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है कि विपत्र के साथ सभी कर्मियों का IFS 
code तथा Branch code ( जैसे SBI, New Market के लिए IFS Code- SBI N0003477 तथा 


बिहार गजट ( असाधारण ), 3 जून 2013 
Branch code-03477 है) लिखना आवश्यक है । सुविधा हेतु सभी बैंकों का शाखा कोड तथा IFS 
code वित्त विभाग के वेवसाइट पर देख सकते हैं । उक्त दोनों कोड को CTMIS में अपलोड किया 
जा रहा है ताकि डीडीओ को असुविधा नहीं हो । 

पायलट जाँच के रूप में इस मोड्यूल को सिंचाई भवन सचिवालय कोषागार में संस्थापित किया 
गया तथा इसकी जाँच की गयी है । यह सॉफ्टवेयर सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है । निर्णय लिया 
गया है कि राज्य के अन्य कोषागारों में भी इस मोड्यूल को निम्नवत चरणबद्ध तरीके से लागू किया 
जायेगा । 


1. प्रथम चरण – 5 जून 2013 से विकास भवन कोषागार , निर्माण भवन कोषागार , पटना 

कोषागार , पटना सिटी कोषागार , दानापुर कोषागार । 
2 . द्वितीय चरण – 1 जुलाई 2013 से सारण कोषागार , मुजफ्फरपुर कोषागार , दरभंगा कोषागार , 

सहरसा कोषागार , पूर्णिया कोषागार , भागलपुर कोषागार , गया कोषागार, मुंगेर कोषागार । 
3 . तृतीय चरण – 1 अगस्त 2013 से सिवान कोषागार , गोपालगंज कोषागार , बेतिया कोषागार , 

मोतिहारी कोषागार , सीतामढ़ी कोषागार, शिवहर कोषागार , हाजीपुर कोषागार, मधुबनी कोषागार , 
समस्तीपुर कोषागार , बेगुसराय कोषागार , सुपौल कोषागार , खगड़िया कोषागार , मधेपुरा कोषागार , 
अररिया कोषागार , किशनगंज कोषागार , कटिहार कोषागार , बाँका कोषागार , जमुई कोषागार , 
लखीसराय कोषागार , शेखपुरा कोषागार , नालंदा कोषागार , नवादा कोषागार , औरंगाबाद कोषागार , 
जहानाबाद कोषागार , अरवल कोषागार , भोजपुर कोषागार , बक्सर कोषागार , रोहतास कोषागार , 

भभुआ कोषागार । 
4 . चतुर्थ चरण – 1 सितम्बर , 2013 से बगहा कोषागार , लालगंज कोषागार , महुआ कोषागार , 

दलसिंहसराय कोषागार , रोसड़ा कोषागार , झंझारपुर कोषागार , बेनीपुर कोषागार , वीरपुर कोषागार , 
त्रिवेणीगंज कोषागार , फारबिसगंज कोषागार , मोकामा कोषागार , बाढ़ कोषागार , हिलसा कोषागार , 
मसौढ़ी कोषागार , डूमरांव कोषागार, डिहरी कोषागार , नवगछिया कोषागार । 
TCS Ltd द्वारा Treasury - Bank Interface Module के लिए एक user Manual बनाया 


जायेगा तथा उपर वर्णित चरणबद्ध तरीके से कोषागार पदाधिकारी एवं L- 1 को प्रशिक्षण दिया जायेगा । 


आदेश : - आदेश दिया जाता हैं कि इस संकल्प की 1000 प्रति मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध करावें । 

राज्यपाल के आदेशानुसार, 

रामेश्वर सिंह , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 439 - 571 + 1000 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


